निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1326 ) पटना, बुधवार , 11 दिसम्बर 2019 


सं ० 13 / उ ० नि ० / 130 / 2017-3996 / उ ० 

कृषि विभाग 
उद्यान निदेशालय 


संकल्प 

26 नवम्बर 2019 
बिहार कृषि अधिनस्थ सेवा कोटि -7 ( उद्यान ) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या -942 दिनांक 15.09.2014 द्वारा 
स्वीकृत निम्नवर्गीय लिपिक -सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर (74) एवं भण्डार पाल (1) के पदनाम को सातवें पुनरीक्षित 
वेतनमान के आलोक में सम्परिवर्तित पदनाम निम्नवर्गीय लिपिक करने हेतु कृषि विभाग, बिहार के संलेख ज्ञापांक -873 
दिनांक 22.07.2019 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 06.08.2019 में मद संख्या -01 के रूप में 
सम्मिलित किया गया । 

2. पूर्व से स्वीकृत पद निम्नवर्गीय लिपिक -सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं भण्डार पाल के सम्परिवर्तित पदनाम 
निम्नवर्गीय लिपिक के स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 06.08.2019 में ( मद संख्या -01 ) की बैठक में स्वीकृति 
प्रदान की गई है । 

3. आदेश निर्गत की तिथि से पूर्व से स्वीकृत निम्नवर्गीय लिपिक -सह- कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं भण्डार पाल 
के पदनाम को मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति के आलोक में सम्परिवर्तित पदनाम निम्नवर्गीय लिपिक ( कुल पद -75) संसूचित 
की जाती है । 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1326-571 + 10 -डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


